रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.-33004/ 99 


TRI 


1 


+ 
: 
: 
: 


HT.. 


- 


. 


I. 


. 
. 
. 


. 


. 


- 


- 


. . . 


सनामंगजगत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 — Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 1826 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , सितम्बर 12 , 2014/ भाद्र 21 , 1936 
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 12 , 2014 /BHADRA 21, 1936 


No . 1826] 


कृषि मंत्रालय 
( कृषि एवं सहकारिता विभाग) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 12 सितम्बर , 2014 


का . आ . 2320 ( अ). -विध्वंसक कीट व नाशीजीव अधिनियम , 1914 (1914 का 2 ) के खण्ड 3 के उप - खण्ड द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन ) आदेश , 2003 में संशोधन 
हेतु एतद् द्वारा निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात् 

1. लघु शीर्षक एवं प्रारम्भ – (1) इस आदेश को पौध संगरोध ( भारत में आयात का विनियमन) (तीसरा संशोधन ) 
आदेश , 2014 कहा जाए । 

( 2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा । 
2. पौध संगरोध ( भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 के अध्याय ।। में खंड 3(14) से संबधी वर्तमान प्रविष्टियों को 
निम्नलिखत से प्रतिस्थापित किया जाएगा , नामत : 
(14) प्रसार एवं विनियमित सामग्रियों हेतु बीज एवं पौधों की सभी खेपों हेतु प्रवेश बिंदु - 


3624GI/ 2014 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC. 3 ( ii )] 


प्रसार एवं विनियमन सामग्री के लिए बीज एवं पौध की सभी खेप जैसे जीवित कीट , माइक्रोबायल कल्चर , जैव 
नियंत्रण एजेंट्स , मृदा , ग्रोइंग मीडिया ( मृदा , पीट अथवा अन्य कार्बनिक सामग्री के साथ ) और पीट अथवा स्फानम 
मोस को केवल राष्ट्रीय पौध संगरोध स्टेशन , नई दिल्ली अथवा क्षेत्रीय पौध संगरोध स्टेशन, अमृतसर, चेन्नई , 
कोलकाता , मुम्बई के माध्यम से अथवा इस उद्देश्य हेतु समय - समय पर अधिसूचित किसी भी प्रदेश बिन्दु के माध्यम 
से ही भारत में आयात किया जाए, बशर्ते कि जर्मप्लाज्म/ट्रांसजेनिक पौध सामग्री और आनुवांशिक रूप से संशोधित 

आर्गेनिज्म को केवल नई दिल्ली विमान पत्तन के माध्यम से अनुमति दी जाएगी । 
ii. गैर - कृषि उद्देश्य हेतु किसी भी रूप में मृदा की खेप को राष्ट्रीय पौध संगरोध स्टेशन , नई दिल्ली अथवा क्षेत्रीय पौध 

संगरोध स्टेशन , अमृतसर , चेन्नई , कोलकाता , मुम्बई अथवा पौध संगरोध स्टेशन , कोचीन, मंगलौर और तूतीकोरीन 

के माध्यम से आयात किया जाएगा । 
ii. अन्य समान प्रकार की सामग्री जैसे सॉयल एडिटिव , लियर्नोडाइट , लिग्नाइट , प्योर सैण्ड (सिलिका, जिरकान , 

ट्जि आदि), प्योर क्ले जैसे केयोलिन आदि, रॉक एग्रीगेट एवं ग्रेवल , वाल्कनिक , प्यूमिस , चाक , रॉक साल्ट , 
डायटोमाकस अर्थ, सभी प्रकार के अयस्क , वर्मीक्यूलाइट, परलाइट, जिप्सम , जियोलाइट आदि गैर औद्योगिक उद्देश्य 
हेतु किसी भी रूप में और गैर कृषि उद्देश्य हेतु स्टोन ( एग्रीगेटिड / डस्ट ) का भारत में खंड 3( 13) के अनुसार आयात 

किया जाए । 
3. पौध संगरोध ( भारत में आयात का विनियमन ) आदेश, 2003 के अध्याय ।। में खंड 4 से संबधित विद्यमान प्रविष्टियों को 
निम्नलिखत प्रविष्टियों से प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्: 
4 मृदा का आयात आदि - निम्नलिखित स्थितियों के अलावा मृदा , ग्रोइंग मीडिया ( मृदा , पीट अथवा अन्य कार्बनिक 
सामग्री), मृदा और पीट अथवा स्फानम मोस , समान सामग्री अथवा स्टोन के आयात की अनुमति न दी जाए, नामत : 
i. अनुसंधान उद्देश्य हेतु किसी भी रूप में मृदा की खेप; मृदा , समान सामग्री और औद्योगिक एवं गैर कृषि उद्देश्य हेतु 

स्टोन; बागवानी उद्देश्य हेतु ग्रोइंग मीडिया (मृदा, पीट अथवा अन्य कार्बनिक सामग्री), पीट अथवा स्फानम मोस को 

इसके लिए आवेदन करने पर विनिर्दिष्ट विमान पत्तन अथवा बंदरगाह के माध्यम से अनुमति दी जाए ; 
ii. (i) में संदर्भित उद्देश्य हेतु आवेदन फार्म पीक्यू 06 में कम से कम एक माह पहले अनुसूची- X में सूचीबद्ध जारी करने 

वाले प्राधिकारी को किया जाए । 
iii. अनुसंधान उद्देश्य हेतु किसी भी रूप में मृदा , ग्रोइंग मीडिया ( मृदा , पीट अथवा अन्य कार्बनिक सामग्री) बागवानी 

उद्देश्य हेतु पीट अथवा स्फानम मोस के लिए आवेदन के साथ 200/-रुपये का शुल्क का भुगतान किया जाए और मृदा , 
समान प्रकार की सामग्री अथवा औद्योगिक एवं गैर औद्योगिक उद्देश्य हेतु स्टोन के लिए 200/-रुपये का शुल्क और 
शुल्क ऑनलाइन भुगतान किया जाए अथवा सक्षम प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में भुगतान 

किया जाए । 
iv . सक्षम प्राधिकारी आवेदन की जांच के पश्चात उस उद्देश्य , जिसके लिए खेप का आयात किया जा रहा है, से संतुष्ट है 

तो वह फार्म पीक्यू 07 में विशेष अनुमति जारी कर सकता है। आयात परमिट अनुसूची- के तहत विनिर्धारित निबंधन 

एवं शर्तों के अधीन जारी किया जाएगा । 
4. पौध संगरोध ( भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 में पीक्यू फार्म 06 में विद्यमान एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों 
को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत : 

पीक्यू 06 
मदा/ग्रोइंग मीडिया / मदा/ पीट अथवा स्फाग्नम मास/समान सामग्री/ स्टोन के आयात के लिए आवेदन 
सेवा में , 


(जारीकर्ता प्राधिकरण ) 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


मैं / हम विध्वंशक कीट एवं नाशीजीवमार अधिनियम , 1914 ( 1914 का 2) के खण्ड 3 के उपखण्ड ( 1) के तहत जारी पौध संगरोध ( भारत में आयात का 
विनियमन ) के खण्ड 4 के प्रावधान के अनुसरण में मृदा/ ग्रोइंग मीडिया / मृदा/ पीट अथवा स्फाग्नम मास/ समान सामग्री/ स्टोन के आयात की अनुमति जैसा 
कि नीचे दिया गया है, के लिए आवेदन करता/ करते हैं : 


2.निर्यातक का नाम एवं पता 
4 . शिपमेंट का विदेशी बंदरगाह 


1. आयातक का नाम एवं पता 
3. उत्पति का देश 
5 . आयात की संभावित तिथि 
6. प्रदेश स्थान 
8. कंसाइनमेंट का विशिष्ट उद्देश्य 


| 7 . परिवहन के साधन 
| 10 . पैकेज की संख्या 


9 . मात्रा 


11 . पैकिंग का प्रकार 


12. आयात का विशिष्ट उद्देश्य 


__ मैं/ हम एतद् द्वारा खेप के निरीक्षण अथवा पौध संरक्षण सलाहकार द्वारा विधिवत प्राधिकृत अधिकारी को निर्धारित शुल्क अदा करने और उनके द्वारा 
जारी अनुदेशों/दिशा-निर्देशों के पालन का वचन देता / देते हैं । 
दिनांक :.. 
स्थान ............................... .. 
( अयातक अथवा उसके प्राधिकृत 
एजेंट के हस्ताक्षर तथा नाम ) 


5. पौध संगरोध ( भारत में आयात का विनियमन ) आदेश , 2003 में विद्यमान पीक्यू फार्म 07 तथा उसमें संबंधित प्रविष्टियों को निम्नलिखित प्रविष्टियों से 
प्रतिस्थापित किया जाए: 

पीक्यू फार्म 07 
भारत सरकार 
कृषि मंत्रालय 
( कृषि एवं सहकारिता विभाग ) 
पौध संरक्षण , संगरोध एवं भण्डारण निदेशालय 
एनएच-IV , फरीदाबाद ( हरियाणा)-121001 
- - - - - -- 
. .... .. .... .... ... ... 
मृदा/ ग्रोइंग मीडिया / मृदा/ पीट अथवा स्फाग्नम मास/ समान सामग्री/ स्टोन के आयात हेतु अनुमति 
परमिट सं . 
जारी 
दिनांक :............ 

विध्वंशक कीट एवं नाशीजीव अधिनियम , 1914 (1914 का 2) के खण्ड 3 के उपखण्ड (1 ) के तहत जारी पौध संगरोध (भारत में आयात का 
विनियमन ) के खण्ड 4 के प्रावधान के अनुसरण में मैं मृदा/ ग्रोइंग मीडिया / मृदा/पीट अथवा स्फाग्नम मास/ समान सामग्री/ स्टोन जैसा कि नीचे दिया गया है, 
की निम्नलिखित खेप को आयात की अनुमति देता हूँ: 


. . . . . . . . . .. 


. . . . . . . . . . . . 


1. आयातक का नाम एवं पता 
3. उत्पति का देश 
| 5 . खेप का विवरण 


2 .निर्यातक का नाम एवं पता 
4. प्रवेश का स्थान 
7 . पैकेजों की संख्या 


6. मात्रा भार /मात्रा 


8. पैकिंग प्रकार 


9. निम्नलिखित शर्तों के साथ उपर्युक्त अनुमति प्रदान की जाती है । 
( 1) आयातित खेप के साथ निम्नलिखित का उल्लेख करते हुए उत्पति के देश में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी एक अधिकारिक पादप स्वच्छता प्रमाण 
पत्र होना चाहिए । 
( क ) ---------- 
( ख ) ----------------- 
( ग ) -- -- ----------- 
( 2) परमिट गैर हस्तांतरणीय है और यह जारी करने की तारीख से छ: माह के लिए वैध है और बहु पत्तन पहुँच एवं विविध पोर्ट शिपमेन्ट हेतु वैध है बशर्ते 
कि सम्पूर्ण खेप हेतु निर्यातक, आयातक एवं इसकी उत्पति का देश एक ही हो । उत्पति/ पुन: निर्यात , जैसा भी मामला है, के देश में जारी पादप स्वच्छता 
प्रमाण पत्र पर परमिट संख्या अंकित होनी चाहिए । 
( 3) मृदा/ एफ्लूएन्ट की अयातित खेप को इस सम्बन्ध में पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विनिर्धारित प्रकार से प्रयोगशाला जांच 
के पश्चात् निपटान किया जाए । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


दिनाक : . 


............. 


( मुहर ) 


नाम 
हस्ताक्षर 
जारी करने वाले 
प्राधिकारी का पदनाम 


स्थान............ 


6. अनुसूची VI का संशोधन: पौध संगरोध ( भारत में आयात का विनियमन ) आदेश, 2003 की अनुसूची VI में - 
क्रम संख्या 772 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या व उनसे संबंधित प्रविष्टियां शामिल की 
जाएं अर्थात्: 


क्र . सं . | पादप 

प्रजातियां 


पौध सामग्री की | उत्पत्ति का देश 
| श्रेणी 


| ( 2 ) 
" 773 आलू 

( सोलानम 
ट्यूबरोसम ) 


| (3) ( 4) 
(i) प्रसंस्करण के । (i) जर्मनी 
लिए कंद 


पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र में | आयात की विशेष शर्ते 
शामिल की जाने वाली अतिरिक्त 
घोषणाएं 
(5) 

( 6 ) 
निम्नलिखित से मुक्त : 

संगरोध खरपतवार बीज , 
क . क्लेविबैक्टर 

मृदा व अन्य पादप मलबे 
मिशिगनेसिस सबएसपी 

से मुक्त 
सैपेडोनिकस (पोटेटो रिंग रोट ) 

आलू कंद को पैक करने से 
ख . डाइटीलैनकस डिस्ट्रक्टर 

पहले साफ पानी से धोना 
(पोटेटो ट्यूबर नेमोटोडस ) 

होगा । 
ग . डाइटीलैनकस डिपसैकी 

iii. पैकेज व खाली कंटेनर का 
( स्टैम एंड बल्ब नेमोटोडस ) 

प्रोफाइलैक्टिक 
घ . ग्लोबोडेरा ( हैटरोडेरा ) 

रासायनिक उपचार 
रोस्टोसिनेसिस ( पोटैटो सिस्ट 

iv . इस खेप के लिए प्रविष्टि 
नेमोटोड्स ) 

स्थान पीक्यू आदेश , 
ङ . ग्लोबोडेरा ( हेटरोडैरा ) 

2003 के खंड 3(14), 
पैलिडा ( पोटेटो सिस्ट 
नेमोटोड्स ) 

अध्याय-।। के अनुसार 

होगा । 
च . लैप्टिनोटारसा 
डैसिमलिनिआटा (कोलराडो 

v . प्रविष्टि स्थान से 
पोटैटो बीटल ) 

प्रसंस्करण ईकाई तक 

ट्रांजिट के दौरा जीरो 
छ. फोमा एक्सिगुआ वार 

स्पिलेज 
फोवेटा ( गैंग्रीन ) 

(i) से (iii) शर्तों का पृष्ठांकन 
ज . फोमा एक्सिगुआ वार . 
लिनिकोला ( फुट रोट ) 

उत्पत्ति / पुन :निर्यात के देश में जारी 

किए गए पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र 
झ , फाइटोपथोरा 

| के आधार पर होना चाहिए । 
क्रिपटोगिआ ( टोमेटो फुट रोट ) 
ञ . पोलीसाइटैलम पुस्टुलनस 
(स्किन स्पॉट ऑफ पोटेटो ) 
ट . पोटेटो मोप -टोप वाय 
ठ. सिंकीट्रीयम 
एंडोबायोटिकम (पोटटो वार्ट ) 


7. (i) पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश , 2003 की अनुसूची IX में शीर्ष ‘क – निरीक्षण शुल्क तथा उनसे 
संबंधित प्रविष्टियों के तहत निम्नलिखित शीर्ष व प्रविष्टि शामिल की जाए अर्थात : 


क्र . सं . | आयात के ब्यौरे संख्या/ भार/मात्रा 

शुल्क 
( 1) 

_ ( 3) 
(i) मृदा , ग्रोइंग मीडिया (i) 10 किग्रा. तक 

50 /-रुपये 
( मृदा, पीट अथवा अन्य | (ii ) 10 किग्रा. से अधिक व 100 किग्रा . तक | 50/-रुपये व 5 /-रुपये प्रति अतिरिक्त किग्रा . 
कार्बनिक सामग्री), पीट | (iii) 100 किग्रा . से अधिक तक व 1000 | 500/-रुपये व 2/-रुपये प्रति अतिरिक्त किग्रा . 
अथवा स्फानम मॉस किग्रा . तक 
(iv) 1000 किग्रा. से अधिक 

2300/-रुपये व 50/- रुपये प्रति अतिरिक्त टन 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


100 / -रुपये 
100 /-रुपये व 2/-रुपये प्रति अतिरिक्त टन 


(ii) रेत , समान (i) 1000 किग्रा. तक 
सामग्रियां, अकार्बनिक | (ii ) 1000 किग्रा . से अधिक 
मृदा अडिटिवस , 
लिओनार्डाइट , लिग्नाइट , 
प्योर सैन्ड (सिलिका , 
जिरकोन, क्वार्टज आदि), 
प्योर क्ले जैसे केओलीन 
आदि, रॉक एग्रीगेट्स व 
कंकड , वल्कैनिक , 
प्यूमिस , चॉक सॉल्ट, 
डायटोमैसियस अर्थ, सभी 
प्रकार के अयस्क , 
वर्मीकल्चर , परलाइट , 
जिप्सम , जिओलीओट 
आदि व किसी भी गैर 
कृषि उद्देश्य के लिए 
पत्थर। 


(ii ) पौध संगरोध ( भारत में आयात का विनियमन ) आदेश , 2003 की अनुसूची IX में शीर्ष ‘ ख – धूमन/ संक्रमण/ कीट प्रकोप 
समाप्त करना/पर्यवेक्षण शुल्क तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के तहत निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं अर्थात : 
पौध/ पौध सामग्री/ पादप उत्पाद/ शुष्क मेवे/ताजे फल / सब्जियां/बीज । 
[ आयातक पौध संरक्षण सलाहकार के पर्यवेक्षण में अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपनी लागत पर खेप के धूमन , 
कीट प्रकोप समाप्त करना /पर्यवेक्षण शुल्क की व्यवस्था करेंगे] 
8. पौध संगरोध ( भारत में आयात का विनियमन ) आदेश, 2003 की वर्तमान अनुसूची X व उससे संबंधित प्रविष्टियों को 
निम्नलिखित प्रविष्टियों के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात : 


अनुसूची - x 

[ खंड 2( XII) व खंड 3 (3) को देखें 
बीजो, पौधों व पादप उत्पादों व अन्य मदों के आयात के लिए परमिट जारी करने वाले प्राधिकरणों की सूची 


क्रम सं . 


जारी करने वाली प्राधिकारी 


अधिकार क्षेत्र 


निम्नलिखित के लिए परमिट जारी करने के लिए 
प्राधिकृत 


( 1 ) 

( 2 ) 
1. | पौध संरक्षण सलाहकार 


( 3 ) 
प्रविष्टि के सभी अधिसूचित स्थल 


2. 


अपर पौध - संरक्षण सलाहकार (पीक्यू ) । प्रविष्टि के सभी अधिसूचित स्थल 


सभी प्रकार के पौधे/ पादप सामग्रियां व अन्य मदें जैसे 
कीट , माइक्रोबायल कल्चर , जैव नियंत्रण एजेंट, मृदा , 
ग्रोइंग मीडिया ( मृदा , पीट अथवा अन्य कार्बनिक 
सामग्रियों के साथ ), रेत ,पीट अथवा स्फानम मोस , समान 
सामग्रियां व पत्थर आदि । 
| सभी प्रकार के पौधे / पादप सामग्रियां व अन्य मदें जैसे 
कीट , माइक्रोबायल कल्चर, जैव नियंत्रण एजेंट, मृदा, 
ग्रोइंग मीडिया ( मृदा, पीट अथवा अन्य कार्बनिक 
सामग्रियों के साथ), रेत, पीट अथवा स्फानम मोस , समान 
सामग्रियां व पत्थर आदि। 
देश में सार्वजनिक/निजी क्षेत्रों/ संस्थानों के लिए प्लांट 
जर्मप्लाज्म सभी प्रकार के आयात 


3 . 


नई दिल्ली 


निदेशक , राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक 
संसाधन ब्यूरो , नई दिल्ली 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 (ii ) ] 


4 . प्रभारी अधिकारी , 

राष्ट्रीय पौध संगरोध केंद्र, नई दिल्ली 


5. | प्रभारी अधिकारी , 

राष्ट्रीय पौध संगरोध केंद्र, अमृतसर 


6. 


। 


प्रभारी अधिकारी , 
क्षेत्रीय पौध संगरोधकेंद्र, चेन्नई 


7 . | प्रभारी अधिकारी , 

राष्ट्रीय पौध संगरोध केंद्र , कोलकत्ता 


8. | प्रभारी अधिकारी , 

क्षेत्रीय पौध संगरोध केंद्र, मुम्बई 


(i) नई दिल्ली हवाई अड्डा 

बुवाई, पौधरोपण , प्रचार व उपभोग के लिए सभी प्रकार 
| (ii)दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल के पौधों/ पादप सामग्रियों व अन्य मदों का आयात जैसे 
प्रदेश , जम्मू व कश्मीर, राजस्थान, 

मृदा , ग्रोइंग मीडिया ( मृदा, पीट अथवा अन्य कार्बनिक 
उत्तर प्रदेश व उत्तरांचल राज्यों में सामग्रियों के साथ), रेत , पीट अथवा स्फानम मॉस , 
उत्तरी क्षेत्र में प्रविष्टि के सभी समान सामग्री व पत्थर। 
अधिसूचित स्थल। 
(i) अमृतसर हवाई अड्डा 

बुवाई, पौधरोपण , प्रचार व उपभोग के लिए सभी प्रकार 
( ii)पंजाब ,केंद्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़ | के पौधों /पादप सामग्रियों व अन्य मदों का आयात जैसे 
में पाकिस्तान की सीमा के निकट मृदा , ग्रोइंग मीडिया ( मृदा , पीट अथवा अन्य कार्बनिक 
वाले प्रविष्टि के सभी अधिसूचित सामग्रियों के साथ), रेत , पीट अथवा स्फानम मॉस , 
स्थान। 

समान सामग्री व पत्थर। 
(i) चेन्नई हवाई अड्डा/ बंदरगाह बुवाई, पौधरोपण, प्रचार व उपभोग के लिए सभी प्रकार 
(ii) आंध्र प्रदेश , कर्नाटक , केरल , के पौधों/पादप सामग्रियों व अन्य मदों का आयात जैसे 
तमिलनाडु, संघ शासित क्षेत्र 

मृदा, ग्रोइंग मीडिया ( मृदा, पीट अथवा अन्य कार्बनिक 
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह व सामग्रियों के साथ), रेत , पीट अथवा स्फानम मॉस , 
लक्ष्यदीप व पुदुचेरी राज्यों में समान सामग्री व पत्थर। 
दक्षिण क्षेत्र में प्रविष्टि के सभी 
अधिसूचित स्थान 
(i) कोलकाता हवाई अड्डा /बंदरगाह । बुवाई, पौधरोपण , प्रचार व उपभोग के लिए सभी प्रकार 
( ii) अरुणाचल प्रदेश , असम , बिहार , के पौधों/ पादप सामग्रियों व अन्य मदों का आयात जैसे 
झारखंड, मेघालय , मणिपुर , 

मृदा, ग्रोइंग मीडिया ( मृदा, पीट अथवा अन्य कार्बनिक 
नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम , 

सामग्रियों के साथ), रेत , पीट अथवा स्फानम मॉस , 
त्रिपुरा , पश्चिम बंगाल व मिजोरम 

समान सामग्री व पत्थर । 
राज्यों में पूर्वी क्षेत्र में प्रविष्टि के 
सभी अधिसूचित स्थान । 
(i)मुम्बई हवाई अड्डा /बंदरगाह बुवाई , पौधरोपण , प्रचार व उपभोग के लिए सभी प्रकार 
(ii )गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश , के पौधों/पादप सामग्रियों व अन्य मदों का आयात जैसे 
छत्तीसगढ़ , महाराष्ट्र , व संघ 

मृदा, ग्रोइंग मीडिया ( मृदा, पीट अथवा अन्य कार्बनिक 
शासित क्षेत्र दादरा व नगर हवेली , 

सामग्रियों के साथ), रेत , पीट अथवा स्फानम मॉस , 
दमन व दीव राज्यों में पश्चिमी क्षेत्र 

| समान सामग्री व पत्थर। 
में प्रविष्टि के सभी अधिसूचित 
स्थान 
संबंधित प्रविष्टि पत्तन 

अनुसूची VI में केवल मृदा श्रेणी के तहत खपत व अन्य 
मदों ( V व VI) के लिए पौध व पौध सामग्रियों का 

आयात । 
संबंधित प्रविष्टि पत्तन 

अनुसूची VI में केवल मृदा श्रेणी के तहत खपत व अन्य 
मदों ( V व VI) के लिए पौध व पौध सामग्रियों का 

आयात । 
संबंधित प्रविष्टि पत्तन 

अनुसूची VI में केवल मृदा श्रेणी के तहत खपत व अन्य 
मदों ( V व VI) के लिए पौध व पौध सामग्रियों का 

आयात। 
संबंधित प्रविष्टि पत्तन 

अनुसूची VI में केवल मृदा श्रेणी के तहत खपत व अन्य 
मदों ( V व VI ) के लिए पौध व पौध सामग्रियों का 

आयात । 
संबंधित प्रविष्टि पत्तन 

अनुसूची VI में केवल मृदा श्रेणी के तहत खपत व अन्य 
मदों ( V व VI) के लिए पौध व पौध सामग्रियों का 

आयात । 
संबंधित प्रविष्टि पत्तन 

अनुसूची VI में केवल मृदा श्रेणी के तहत खपत व अन्य 
मदों ( V व VI) के लिए पौध व पौध सामग्रियों का 
आयात 


9. | प्रभारी अधिकारी , 

| पौध संगरोध केंद्र, अगरतला 


10. प्रभारी अधिकारी , 

पौध संगरोध केंद्र, अहमदाबाद 


11. | प्रभारी अधिकारी , 

पौध संगरोध केंद्र, बागडोगरा 


12. | प्रभारी अधिकारी , 

पौध संगरोधकेंद्र, बनबासा 


13. | प्रभारी अधिकारी , 

पौध संगरोधकेंद्र, बंगलौर 


14. | प्रभारी अधिकारी , 

पौध संगरोध केन्द्र, 
भावनगर 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


संबंधित प्रविष्टि पत्तन 


अनुसूची VI में केवल मृदा श्रेणी के तहत खपत व अन्य 
मदों (V व VI ) के लिए पौध व पौध सामग्रियों का 
आयात 
अनुसूची VI में केवल मृदा श्रेणी के तहत खपत व अन्य 
मदों ( V व VI) के लिए पौध व पौध सामग्रियों का 


16 


संबंधित प्रविष्टि पत्तन 


आयात 


संबंधित प्रविष्टि पत्तन 


18 


संबंधित प्रविष्टि पत्तन 


अनुसूची VI में केवल मृदा श्रेणी के तहत खपत व अन्य 
मदों ( V व VI ) के लिए पौध व पौध सामग्रियों का 
आयात 
अनुसूची VI में केवल मृदा श्रेणी के तहत खपत व अन्य 
मदों ( V व VI) के लिए पौध व पौध सामग्रियों का 
आयात 
केवल मृदा श्रेणी के तहत खपत व अन्य मदों ( V व VI ) के 
लिए पौध व पौध सामग्रियों का आयात 


संबंधित प्रविष्टि पत्तन 


संबंधित प्रविष्टि पत्तन 


केवल मृदा श्रेणी के तहत खपत व अन्य मदों ( V व VI) के 
लिए पौध व पौध सामग्रियों का आयात 


संबंधित प्रविष्टि पत्तन 


संबंधित प्रविष्टि पत्तन 


प्रभारी अधिकारी , 
पौध संगरोध केन्द्र , 
बनगाँव 
प्रभारी अधिकारी, 
पौध संगरोध केन्द्र, 
कालीकट 
प्रभारी अधिकारी , 
पौध संगरोध केन्द्र, 
कोयम्बटूर 
प्रभारी अधिकारी , 
पौध संगरोध केन्द्र, 
कोचीन 
प्रभारी अधिकारी , 
पौध संगरोध केन्द्र, 
गुवाहाटी 
प्रभारी अधिकारी , 
पौध संगरोध केन्द्र, 
हल्दिया 
प्रभारी अधिकारी, 
पौध संगरोध केन्द्र, 
हैदराबाद 
प्रभारी अधिकारी , 
पौध संगरोध केन्द्र , 
जामनगर 
प्रभारी अधिकारी , 
पौध संगरोध केन्द्र, 
जोगबनी 
प्रभारी अधिकारी , 
पौध संगरोध केन्द्र , 
कांकीनाड़ा 
प्रभारी अधिकारी , 
पौध संगरोध केन्द्र, 
कालीम्पोंग 
प्रभारी अधिकारी, 
पौध संगरोध केन्द्र, 
कांडला 
प्रभारी अधिकारी , 
पौध संगरोध केन्द्र, 
कृष्णापट्टनम 
प्रभारी अधिकारी , 
पौध संगरोध केन्द्र, 
लखनऊ 
प्रभारी अधिकारी , 
पौध संगरोध केन्द्र , 
मंगलौर 
प्रभारी अधिकारी , 
पौध संगरोध केन्द्र, 
मुन्दरा 


संबंधित प्रविष्टि पत्तन 


संबंधित प्रविष्टि पत्तन 


25 


संबंधित प्रविष्टि पत्तन 


अनुसूची VI में केवल मृदा श्रेणी के तहत खपत व अन्य 
मदों ( V व VI) के लिए पौध व पौध सामग्रियों का 
आयात 
अनुसूची VI में केवल मृदा श्रेणी के तहत खपत व अन्य 
मदों (V व VI) के लिए पौध व पौध सामग्रियों का 
आयात 
अनुसूची VI में केवल मृदा श्रेणी के तहत खपत व अन्य 
मदों (V व VI) के लिए पौध व पौध सामग्रियों का 
आयात 
अनुसूची VI में केवल मृदा श्रेणी के तहत खपत व अन्य 
मदों ( V व VI) के लिए पौध व पौध सामग्रियों का 
आयात 
अनुसूची VI में केवल मृदा श्रेणी के तहत खपत व अन्य 
मदों ( V व VI) के लिए पौध व पौध सामग्रियों का 
आयात 
अनुसूची VI में केवल मृदा श्रेणी के तहत खपत व अन्य 
मदों ( V व VI) के लिए पौध व पौध सामग्रियों का 
आयात 
अनुसूची VI में केवल मृदा श्रेणी के तहत खपत व अन्य 
मदों ( V व VI) के लिए पौध व पौध सामग्रियों का 
आयात 
अनुसूची VI में केवल मृदा श्रेणी के तहत खपत व अन्य 
मदों ( V व VI ) के लिए पौध व पौध सामग्रियों का 
आयात 
अनुसूची VI में केवल मृदा श्रेणी के तहत खपत व अन्य 
मदों ( V व VI) के लिए पौध व पौध सामग्रियों का 
आयात 
केवल मृदा श्रेणी के तहत खपत व अन्य मदों ( V व VI) के 
लिए पौध व पौध सामग्रियों का आयात 


26 


संबंधित प्रविष्टि पत्तन 


संबंधित प्रविष्टि पत्तन 


संबंधित प्रविष्टि पत्तन 


संबंधित प्रविष्टि पत्तन 


20 


संबंधित प्रविष्टि पत्तन 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


प्रभारी अधिकारी , 

संबंधित प्रविष्टि पत्तन 
पौध संगरोध केन्द्र, 
पानीटंकी 
प्रभारी अधिकारी, 

संबंधित प्रविष्टि पत्तन 
पौध संगरोध केन्द्र, 
पीपवाव 
प्रभारी अधिकारी , 

संबंधित प्रविष्टि पत्तन 
पौध संगरोध केन्द्र , 
सनौली 
प्रभारी अधिकारी , 

संबंधित प्रविष्टि पत्तन 
पौध संगरोध केन्द्र, 
रक्सौल 
प्रभारी अधिकारी, 

संबंधित प्रविष्टि पत्तन 
पौध संगरोध केन्द्र, 
रूपैडीहा 
प्रभारी अधिकारी , 

संबंधित प्रविष्टि पत्तन 
पौध संगरोध केन्द्र, 
तिरुचिरापल्ली 
प्रभारी अधिकारी, 

संबंधित प्रविष्टि पत्तन 
पौध संगरोध केन्द्र , 
तिरुवनन्तपुरम 
प्रभारी अधिकारी , 

संबंधित प्रविष्टि पत्तन 
पौध संगरोध केन्द्र, 
तुतिकोरिन 
प्रभारी अधिकारी , 

संबंधित प्रविष्टि पत्तन 
पौध संगरोध केन्द्र, 
विशाखापत्तनम 
प्रभारी अधिकारी , 

। संबंधित प्रविष्टि पत्तन 
केन्द्रीय समेकित नाशीजीव प्रबंधन केन्द्र , 


36 


अनुसूची VI में केवल मृदा श्रेणी के तहत खपत व अन्य 
मदों ( V व VI) के लिए पौध व पौध सामग्रियों का 
आयात 
अनुसूची VI में केवल मृदा श्रेणी के तहत खपत व अन्य 
मदों (V व VI) के लिए पौध व पौध सामग्रियों का 
आयात 
अनुसूची VI में केवल मृदा श्रेणी के तहत खपत व अन्य 
मदों ( V व VI) के लिए पौध व पौध सामग्रियों का 
आयात 
अनुसूची VI में केवल मृदा श्रेणी के तहत खपत व अन्य 
मदों ( V व VI ) के लिए पौध व पौध सामग्रियों का 
आयात 
अनुसूची VI में केवल मृदा श्रेणी के तहत खपत व अन्य 
मदों ( V व VI) के लिए पौध व पौध सामग्रियों का 
आयात 
अनुसूची VI में केवल मृदा श्रेणी के तहत खपत व अन्य 
मदों ( V व VI) के लिए पौध व पौध सामग्रियों का 
आयात 
अनुसूची VI में केवल मृदा श्रेणी के तहत खपत व अन्य 
मदों (V व VI) के लिए पौध व पौध सामग्रियों का 
आयात 
अनुसूची VI में केवल मृदा श्रेणी के तहत खपत व अन्य 
मदों ( V व VI) के लिए पौध व पौध सामग्रियों का 
आयात 
अनुसूची VI में केवल मृदा श्रेणी के तहत खपत व अन्य 
मदों ( V व VI ) के लिए पौध व पौध सामग्रियों का 
आयात 
अनुसूची VI में केवल मृदा श्रेणी के तहत खपत व अन्य 
मदों ( V व VI) के लिए पौध व पौध सामग्रियों का 
आयात 
अनुसूची VI में केवल मृदा श्रेणी के तहत खपत व अन्य 
मदों (V व VI) के लिए पौध व पौध सामग्रियों का 
आयात 
अनुसूची VI में केवल मृदा श्रेणी के तहत खपत व अन्य 
मदों ( V व VI ) के लिए पौध व पौध सामग्रियों का 
आयात 
अनुसूची VI में केवल मृदा श्रेणी के तहत खपत व अन्य 
मदों ( V व VI) के लिए पौध व पौध सामग्रियों का 
आयात 


38 


गोवा 


संबंधित प्रविष्टि पत्तन 


संबंधित प्रविष्टि पत्तन 


प्रभारी अधिकारी, 
केन्द्रीय समेकित नाशीजीव प्रबंधन केन्द्र , 
इन्दौर 
प्रभारी अधिकारी , 
केन्द्रीय समेकित नाशीजीव प्रबंधन केन्द्र , 
नागपूर 
प्रभारी अधिकारी , 
केन्द्रीय समेकित नाशीजीव प्रबंधन केन्द्र , 
पटना 


संबंधित प्रविष्टि पत्तन 


[ फा . सं . 8- 68/ 2012- पीपी.।।] 

उत्पल कुमार सिंह, संयुक्त सचिव 
नोट: पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन ) आदेश, 2003 को दिनांक 18 नवम्बर , 2003 को संख्या का . आ . 1322 
( असा .) द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया तथा बाद में 06 फरवरी , 2004 के का . आ . 167 ( असा.), 29 मार्च, 
2004 के का . आ . 427 ( असा.), 31 मई, 2004 के का . आ . 644 ( असा .), 25 फरवरी , 2005 के का . आ . 263 ( असा .), 31 
मार्च, 2005 के का . आ . 462 ( असा.), 14 जुलाई, 2006 के का . आ . 1121 ( असा.), 31 जुलाई , 2006 के का . आ . 1353 


[ TT II – QUE 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(314T.), 31 374702, 2006 # Hol .34 . 1873 (31HT.), 06 Fantale , 2006 FT.3 . 2074 (BTHT.), 03 fettele , 2007 
as tot.31. 2069 (BTHT.), 31 fattore , 2007 HT.37. 3 (BPHT.), 08 facutele , 2008 T.311. 2847 (BHT.), 15 
fattore , 2008 FT. 317. 2888 (BTHT.), 09 factore , 2009 AT.ST. 2286 ( 31HT.), 16 factae, 2009 . Fot. 341. 
2390 ( 31HT.),23 facutae , 2009 . 31 . 3269( THT.), fettce , 24 fettere , 2009 tot.31. 3298 ( THT), 21 
3TÀU, 2010 fot.34 . 907 (34T.), 27 314 , 2010 .31 . 2095 ( 37HT.), 15 factore , 2010 7 . PT.31. 2284 
( HT.), 11 374702, 2010 FT. 311 . 2516 (37HT.), 04 Harole , 2010 AT.3 . 2711 (3HT.), 28 fantae, 2010 
zo FT.31 . 3052 (31HT.), 28 TÀ1, 2011 FT.341 . 887 (BAT .), 21 fautee , 2011 qto FT.ST. 2845 (31HT.), 17 
92927, 2012 ar tot. 31. 296 ( 3rHT.), 23 Hatae , 2012 ST.31. 2775 (39HT.), 21 HTE , 2013 Fot. 311 . 799 
( TT .), 28 $ , 2013 FT.341. 1378 ( TAT.), 14 TA , 2013 To Tht. 31 . 1531(37HT.), 26 fedhale , 2013 ato FT.31 . 
2919 (3 *T), 13 49 , 2014 ão fol. 371. ( T) 1508 to 27 TA , 2014 što gol. 34 . 1632 (31HT.) Æ HTZH À 
संशोधन किया गया । 


MINISTRY OF AGRICULTURE 
(Department of Agriculture And Cooperation ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 12th September, 2014 
S .O . 2320 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 3 of the Destructive 
Insects and Pests Act, 1914 (2 of 1914 ), the Central Government hereby makes the following Order further to amend 
the Plant Quarantine (Regulation of Import into India ) Order, 2003, namely : 
1. Short title and Commencement. — 1) This Order may be called the Plant Quarantine (Regulation of Import 
into India ) ( Third Amendment) Order , 2014 . 
(2 ) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette . 
2 . In Chapter II of Plant Quarantine (Regulation of Import into India ) Order , 2003 , the existing entries relating to 

clause 3 ( 14 ) shall be substituted by the following entries, namely: 
(14 ) Points of entry for all consignments of seeds and plants for propagation and regulated articles 

All consignments of seeds and plants for propagation and regulated articles such as live insects, 
microbial cultures, bio -control agents , soil, growing media (with soil, peat or other organic materials) 
and peat or sphagnum moss shall only be imported into India through National Plant Quarantine Station , 
New Delhi or Regional Plant Quarantine Stations of Amritsar , Chennai , Kolkata, Mumbai or through 
any other points of entry as may be notified from time to time for this purpose , provided that import of 
germplasm / transgenic plant material and genetically modified organisms shall be permitted only through 
New Delhi Airport. 
All consignments of sand in any form for non - agricultural purpose shall be imported into India through 
National Plant Quarantine Station , New Delhi or Regional Plant Quarantine Stations , Amritsar, Chennai, 
Kolkata , Mumbai or Plant Quarantine Station , Cochin , Mangalore and Tuticorin . 
All consignments of other similar materials like inorganic soil additives, leonardite , lignite, pure sand 
(silica, zircon , quartz etc .), pure clay like kaolin etc ., rock aggregates and gravel, volcanic , pumice , 
chalk , rock salt, diatomaceous earth , all kinds of ore , vermiculite , perlite , gypsum , zeolite etc., in any 
form for industrial and non -agricultural purpose and stone (aggregated /dust ) for non -agricultural purpose 

shall be imported into India as per clause 3 (13) . 
3 . In Chapter II of Plant Quarantine (Regulation of Import into India ) Order , 2003 , the existing entries relating to 

clause 4 shall be replaced with the following entries , namely : 
64 . Import of soil, etc . - No import of soil, growing media (with soil , peat or other organic materials ), sand , 
peat or sphagnum moss, similar material and stone shall be permitted except under the following 
conditions, namely : 
i. The consignments of soil in any form for research purpose ; sand , similar material and stone for industrial 

and non -agricultural purpose ; growing media (with soil, peat or other organic materials ), peat or sphagnum 
moss for horticultural purposes may be permitted through specified air or sea ports or land custom station , 
on applications made for that purpose; 
The application for the purpose referred to in (i) above shall be made to the Issuing Authority as listed in 
Schedule - X , at least one month in advance , in form PQ 06 . 


ii. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC. 3 ( ii )] 


iv . 


iii. A fee of Rs. 2007- shall be payable along with the application for the import of soil in any form for research 

purpose ; growing media ( with soil , peat or other organic materials ), peat or sphagnum moss for 
horticultural purposes and Rs.200/- for application for the import of sand , similar material and stone for 
industrial and non -agricultural purpose and the fee shall be payable online or in the form of Demand Draft 
payable to the Competent Authority having jurisdiction . 
The Competent Authority may , after scrutiny of the application , and if satisfied of the purpose , for which 
such consignment is being imported , issue special permit in Form PQ 07. The import permit shall be issued 

subject to such restrictions and conditions prescribed under Schedule - VI. 
4 . In Plant Quarantine (Regulation of Import into India ) Order , 2003, the existing PQ Form 06 and entries 
relating thereto shall be substituted by the following entries, namely: 

PQ Form 06 
Application for Permit to Import soil/ growing media /sand/peat or Sphagnum moss /similar material/stone 


To 


( Issuing Authority ) 
I/We hereby make an application in accordance with provisions of clause 4 (ii) of the Plant Quarantine (Regulations of Import into India ) Order, 
2003 issued under Sub -section ( 1) of Section 3 of the Destructive Insects & Pests , 1914 (2 of 1914 ) for permission to import soil/ growing 
media/ sand /peat or Sphagnum moss /similar material/stone as detailed below : 
1 . Name & Address of the importer 

2 . Name and address of exporter 
2 . Country of origin 

4 . Foreign port of shipment 
5 . Approximate date of import 
6 . Point of entry 

7 . Means of conveyance 
8 . Description of consignment 

9 . Quantity 10 .No of packages 11. Mode of packing 


12 Specific purpose of import 
Declaration 

I/We hereby undertake to pay to an officer duly authorized by the Plant Protection Adviser the prescribed fees towards inspection or treatment of 
the consignment and abide by the instructions/ guidelines issued by him . 
Date 
Place : 

(Signature & Name of the 

Importer or his authorized agent) 


5 . In Plant Quarantine (Regulation of Import into India ) Order, 2003 , the existing PQ Form 07 and entries relating thereto 

shall be substituted by the following entries , namely: 


PO Form 07 


Government of India 

Ministry of Agriculture 
(Department of Agriculture & Cooperation ) 
Directorate of Plant Protection , Quarantine & Storage , 

NH -IV , Faridabad (Haryana ) - 121001. 


Permit for import of soil / growing media /sand / peat or Sphagnum moss/similar material/stone 


Permit No . 


Date of issue 


Valid up to ___ 
In accordance with the provisions of clause 4 of the Plant Quarantine (Regulation of Import into India ) Order, 2003 issued under Sub -section (1 ) of 
Section 3 of the Destructive Insects & Pests Act, 1914 ( 2 of 1914 ) , I hereby grant permission to import the following consignment of soil/ growing 
media/sand /peat or Sphagnum moss/similar material/stone as detailed below : 


1 . Name and address of importer 


2 . Name and address of exporter 


3 .Country of origin 


4 . Point of entry 


5 . Description of consignment 


6 . Quantity 

(Wt./ vol.) 


7 . No. of packages 


8 . Mode of packing 


[ TT II – que 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


11 


9 . The above permission is granted subject to the following conditions : 
(1) The imported consignment shall be accompanied by an official phytosanitary certificate issued by an authorized officer in the country of origin 

stating that 


(a ) 


(b ) 


(c ) 


(2 ) The permit is not transferable and shall be valid for six months from the date of issue and valid for multiple port access and multiple part shipments 
provided the exporter, importer and country of origin of the same for the entire consignment. The permit number shall be quoted on the phytosanitary 
certificate issued at the country of origin /re - export, as the case may be. 
(3 ) The imported consignment of soil/effluents shall be disposed after laboratory investigation in a manner prescribed by an officer duly authorized by 
the Plant Protection Adviser in this regard . 


Date : 


(Seal) 


Place : 


Name 
Signature 
Designation 
of Issuing Authority 


6 . Amendment of Schedule VI.- In the Schedule VI to the Plant Quarantine ( Regulation of Import into India ) 
Order , 2003, 

After serial number 772 and the entries relating thereto , the following serial number and entries thereto shall be 
inserted , namely : 


S .No. 


1 Plant Species 


Country of origin 


| 


Special conditions of import 


Category of 
plant material 


Additional declarations 
required to be incorporated into 

Phytosanitary certificate 


(1 ) 


L 


( 2 ) 


(3 ) 


(5 ) 


“ 773 


Potato (Solanum 
tuberosum 


| (i) Tubers 

for Processing 


(i) Germany 


Free from : 
a . Clavibacter michiganensis 
subsp . sepedonicus ( Potato ring 
rot) 
b . Ditylenchus destructor (Potato 
tuber nematodes ) 
c . Ditylenchus dipsaci ( Stem & 
bulb nematodes) 
d . Globodera (Heterodera ) 
rostochiensis (Potato cyst 
nematodes ) 
e . Globodera (Heterodera ) pallid 
(Potato cyst nematodes ) 
f. Leptinotarsa decemlineata 
(Colarado potato beetle ) 
g. Phoma exigua var. foveata 
(Gangrene ) 
h . Phoma exigua var. linicola 
(Foot rot) 
i. Phytophthora cryptogea 
( Tomato foot rot) 
j. Polyscytalum pustulans ( Skin 
spot of potato ) 
k . Potato mop -top virus 
k . Synchytrium endobioticum 
(Potato wart) 


i) Free from quarantine weed 
seeds, soil and other plant debris . 
ii) Potato tubers shall be washed 
with clean water before packing. 
iii ) Prophylactic chemical 
treatment of packages and empty 
container 
iv ) Points of entry for this 
consignment shall be as per the 
Clause 3 ( 14 ), Chapter- II of PQ 
Order, 2003 . 
v ) Zero spillage during transit 
from point of entry to processing 
unit . 


The conditions (i) to ( iii) should 
be endorsed on Phytosanitary 
certificate issued at the country 
of origin / re - export. 


7 . (i) In Schedule IX of Plant Quarantine (Regulation of Import into India ) Order, 2003, under the heading “ A – 

INSPECTION FEES ” , and the entries thereto , the following heading and entries shall be inserted , namely : 


S .No. 
( 1 ) 


Particulars of import 


Numbers/Weight/Volume 


Fee 


( 3 ) 


(i) Upto 10 kgs 


Rs. 50 / 


(i) Soil , growing media (with soil , 
peat or other organic materials), Peat 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


or Sphagnum moss 


|( ii) Above 10 kgs and upto 100 kgs 
(iii ) Above 100 kgs and upto 1000 kgs 
(iv) Above 1000 kgs 


Rs. 50/- plus Rs. 5/- per additional kg. 
Rs. 500/- plus Rs. 2/- per additional kg. 
Rs. 2300/- plus Rs. 50/- per additional tone 


Rs. 100 / 


(i) Upto 1000 kgs 
(ii) Above 1000 kgs 


Rs. 100/- plus Rs. 2/- per additional tone. 


(ii) Sand , similar materials; 
inorganic soil additives, Leonardite, 
lignite, pure sand ( Slica , Zircon , 
Quartz etc.,), Pure Clay like Kaolin 
etc ., Rock aggregates and gravel, 
Volcanic , Pumice , Chalk salt, 
Diatomaceous earth , all kinds of 
ore , Vermiculite , Perlite , Gypsum , 
Geoliote etc., and Stone, in any form 
for non -agricultural purpose . 


( ii ) In Schedule IX of Plant Quarantine (Regulation of Import into India ) Order , 2003 , under heading “ B - 

Fumigation /Disinfection /Disinfestation / Supervision charges ” in column 2 and the entries thereto , the following 

entries shall be replaced namely : 
‘ Plants / Planting materials/ Planting products /Dry fruits/ Fresh fruits/ Vegetables / Seeds . 
[ The importer shall arrange for fumigation , disinfestation of consignment at his cost, under the supervision of Plant 

Protection Adviser or an officer authorize by him in this behalf ] 
8 . In Plant Quarantine (Regulation of Import into India ) Order, 2003 , the existing Schedule - X and entries relating thereto 

shall be replaced with the following entries, namely : 


SCHEDULE- X 

[See Clause 2 (xii ) and Clause 3 (3)] 
List of Permit Issuing Authorities for Import of Seeds, Plants and Plant Products and other articles 


S . No . 


Authorized to issue permits for (4 ) 


( 1 ) 


Issuing Authority 

(2 ) 
Plant Protection Adviser 


Jurisdiction 

( 3 ) 
All notified points of entry 


Additional Plant Protection Adviser (PQ ) 


All notified points of entry 


All kinds of plants/plant materials and other items 
as: insects, microbial cultures , biocontrol agents , 
soil, growing media ( with soil, peat or other 
organic materials ), sand , peat or sphagnum moss , 
similar materials and stone etc . 
All kinds of plants/plant materials and other items 
as: insects, microbial cultures , biocontrol agents , 
soil, growing media (with soil, peator other 
organic materials ), sand , peat or sphagnum moss, 
similar materials and stone etc . 
All kinds of import of plant germplasm for 
public /private sectors/ Institutions in the country . 


New Delhi 


| Director, National Bureau of Plant 
Genetic Resources, New Delhi 


Officer-In -Charge, National Plant 
Quarantine Station , New Delhi 


(i) New Delhi Airport 
( ii ) All Notified points of entry in 
Northern Zone in the States of Delhi, 
Haryana , Himachal Pradesh , J & K , 
Rajasthan , U .P . and Uttaranchal. 
(i) Amritsar Airport 
( ii ) All notified points of entry 
bordering Pakistan in the States of 
Punjab & UT Chandigarh 


Import of all kind of plants/ plant materials for 
sowing, planting , propagation and consumption 
and other items as : soil , growing media ( with soil , 
peat or other organic materials ), sand , peator 
sphagnum moss, similar material and stone . 
Import of all kind of plants / plant materials for 
sowing, planting, propagation and consumption 
and other items as: soil, growing media (with soil, 
peat or other organic materials ), sand, peat or 
sphagnum moss, similar material and stone . 


Officer -In -Charge , Regional Plant 
Quarantine Station , Amritsar 


Officer -In -Charge , Regional Plant 
Quarantine Station , Chennai 


Import of all kind of plants/ plant materials for 
sowing, planting, propagation and consumption 
and other items as: soil, growing media (with soil, 
peat or other organic materials ), sand , peat or 
sphagnum moss, similar material and stone. 


Officer -In -Charge , Regional Plant 
Quarantine Station , Kolkata 


( i) Chennai Airport/ Seaport 
( ii ) All notified points of entry in 
Southern Zone in the States of Andhra 
Pradesh , Karnataka , Kerala , Tamil 
Nadu, UTs A & N Islands, Lakshadeep 
and Pondicherry . 
(i) Kolkata Airport/Seaport 
( ii ) All notified points of entry in 
Eastern Zone in the States of 
Arunachal Pradesh , Assam , Bihar , 
Jharkhand ,Meghalaya, Manipur, 
Nagaland , Orissa , Sikkim , Tripura , 
West Bengal and Mizoram . 


Import of all kind of plants/ plant materials for 
sowing , planting, propagation and consumption 
and other items as: soil, growing media (with soil, 
peat or other organic materials ), sand , peator 
sphagnum moss , similar material and stone. 


[ TT II – qU5 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


13 


Officer - In -Charge , Regional Plant 
Quarantine Station ,Mumbai 


(i)Mumbai Airport/Seaport (ii ) All 
points of entry notified in Western 
Zone in the States ofGoa , Gujarat, 
M . P ., Chhatisgarh ,Maharastra and 
UT Dadra & Nagar Haveli, Daman & 


Import of all kind of plants/ plant materials for 
sowing, planting, propagation and consumption 
and other items as: soil, growing media (with soil, 
peat or other organic materials ), sand, peator 
sphagnum moss, similar material and stone. 


Diu . 


| Officer- In - Charge, 

Plant Quarantine Station , Agartala 


Concerned Port of Entry 


| Concerned Port of Entry 


Officer- In -Charge , 
Plant Quarantine Station , Ahmedabad 


11 . 


Concerned Port of Entry 


Officer- In -Charge, 
Plant Quarantine Station , Bagdogra 


12 . 


Officer- In -Charge , 
Plant Quarantine Station , Banbasa 


Concerned Port of Entry 


13 . 


Concerned Port of Entry 


Officer - In -Charge , 
Plant Quarantine Station , Bangalore 


14 . 


Concerned Port of Entry 


Officer -In - Charge , 
Plant Quarantine Station , Bhavnagar 


Import of Plants and Plant materials for 
consumption and other items (v & vi) under the 
category of soil only in schedule VI. 
Import of Plants and Plant materials for 
consumption and other items (v & vi) under the 
category of soil only in schedule VI. 
Import of Plants and Plant materials for 
consumption and other items (v & vi) under the 
category of soil only in schedule VI. 
Import of Plants and Plant materials for 
consumption and other items (v & vi) under the 
category of soil only in schedule VI. 
Import of Plants and Plant materials for 
consumption and other items ( v & vi) under the 
category of soil only in schedule VI. 
Import of Plants and Plant materials for 
consumption and other items ( v & vi) under the 
category of soil only in schedule VI. 
Import of Plants and Plant materials for 
consumption and other items (v & vi) under the 
category of soil only in schedule VI. 
Import of Plants and Plant materials for 
consumption and other items ( v & vi) under the 
category of soil only in schedule VI. 
Import of Plants and Plant materials for 
consumption and other items ( v & vi) under the 
category of soil only in schedule VI. 
Import of Plants and Plant materials for 
consumption and other items ( iii, v & vi) under the 
category of soil only in schedule VI. 
Import of Plants and Plant materials for 
consumption and other items (v & vi) under the 
category of soil only . 


15 


Concerned Port of Entry 


Officer -In - Charge , 
Plant Quarantine Station , Bongaon 


16 . 


Concerned Port of Entry 


Officer -In -Charge , 
Plant Quarantine Station , Calicut 


17 . 


Concerned Port of Entry 


Officer-In - Charge, 
Plant Quarantine Station , Coimbatore 


18 


Officer -In - Charge , 
Plant Quarantine Station , Cochin 


Concerned Port of Entry 


19 . 


Concerned Port of Entry 


Officer -In - Charge , 
Plant Quarantine Station , Guwahati 


Concerned Port of Entry 


Officer - In -Charge , 
Plant Quarantine Station , Haldia 


Import of Plants and Plant materials for 
consumption and other items ( v & vi) under the 
category of soil only. 


21. 


Concerned Port of Entry 


Officer- In -Charge , 
Plant Quarantine Station , Hyderabad 


22 . 


Concerned Port of Entry 


Officer -In -Charge , 
Plant Quarantine Station , Jamnagar 


23. 


Concerned Port of Entry 


Officer- In -Charge , 
Plant Quarantine Station , Jogbani 


Concerned Port of Entry 


Officer - In -Charge , 
Plant Quarantine Station , Kakinada 


Officer-In -Charge, 
Plant Quarantine Station , Kalimpong 


| Concerned Port of Entry 


Import of Plants and Plant materials for 
consumption and other items (v & vi) under the 
category of soil only in schedule VI.. 
Import of Plants and Plant materials for 
consumption and other items ( v & vi) under the 
category of soil only in schedule VI. 
Import of Plants and Plant materials for 
consumption and other items ( v & vi) under the 
category of soil only in schedule VI. 
Import of Plants and Plant materials for 
consumption and other items ( v & vi) under the 
category of soil only in schedule VI. 
Import of Plants and Plant materials for 
consumption and other items ( v & vi) under the 
category of soil only in schedule VI. 
Import of Plants and Plant materials for 
consumption and other items (v & vi) under the 
category of soil only in schedule VI. 
Import of Plants and Plant materials for 
consumption and other items (v & vi) under the 
category of soil only in schedule VI. 
Import of Plants and Plant materials for 
consumption and other items (v & vi) under the 
category of soil only in schedule VI. 
Import of Plants and Plant materials for 
consumption and other items (iii, v & vi ) under the 
category of soil only in schedule VI. 


26 . 


Concerned Port of Entry 


Officer-In -Charge, 
Plant Quarantine Station , Kandla 


27 . 


Officer - In -Charge , 
Plant Quarantine Station , Krishnapatnam 


Concerned Port of Entry 


28 . 


Concerned Port of Entry 


Officer- In -Charge , 
Plant Quarantine Station , Lucknow 


29 . 


| Concerned Port of Entry 


Officer- In -Charge , 
Plant Quarantine Station , Mangalore 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


Concerned Port of Entry 


Officer-In -Charge, 
Plant Quarantine Station , Mundra 


31. 


Concerned Port of Entry 


Officer -In -Charge , 
Plant Quarantine Station , Panitanki 


Concerned Port of Entry 


Officer- In -Charge , 
Plant Quarantine Station , Pipavay 


33 . 


Concerned Port of Entry 


Officer -In -Charge , 
Plant Quarantine Station , Sonauli 


34 . 


Officer- In -Charge , 
Plant Quarantine Station , Raxaul 


Concerned Port of Entry 


Concerned Port of Entry 


Officer - In - Charge , 
Plant Quarantine Station , Rupaidiha 


36 


Concerned Port of Entry 


Officer-In -Charge, 
Plant Quarantine Station , Tiruchirapalli 


Import of Plants and Plant materials for 
consumption and other items (v & vi) under the 
category of soil only . 
Import of Plants and Plant materials for 
consumption and other items (v & vi) under the 
category of soil only in schedule VI. 
Import of Plants and Plant materials for 
consumption and other items ( v & vi) under the 
category of soil only in schedule VI. 
Import of Plants and Plant materials for 
consumption and other items ( v & vi) under the 
category of soil only in schedule VI. 
Import of Plants and Plant materials for 
consumption and other items ( v & vi) under the 
category of soil only in schedule VI. 
Import of Plants and Plant materials for 
consumption and other items (v & vi) under the 
category of soil only in schedule VI. 
Import of Plants and Plant materials for 
consumption and other items ( v & vi) under the 
category of soil only in schedule VI. 
Import of Plants and Plant materials for 
consumption and other items (v & vi) under the 
category of soil only in schedule VI. 
Import of Plants and Plant materials for 
consumption and other items (iii, v & vi) under the 
category of soil only in schedule VI. 
Import of Plants and Plant materials for 
consumption and other items (v & vi) under the 
category of soil only in schedule VI. 
Import of Plants and Plant materials for 
consumption and other items ( v & vi) under the 
category of soil only in schedule VI. 
Import of Plants and Plant materials for 
consumption and other items (v & vi) under the 
category of soil only in schedule VI. 
Import of Plants and Plant materials for 
consumption and other items (v & vi) under the 
category of soil only in schedule VI. 
Import of Plants and Plant materials for 
consumption and other items (v & vi) under the 
category of soil only in schedule VI. 


37. 


Concerned Port of Entry 


Officer- In -Charge , 
Plant Quarantine Station , 
Thiruananthpuram 
Officer -In - Charge , 
Plant Quarantine Station , Tuticorin 


Concerned Port of Entry 


39 . 


Concerned Port of Entry 


40 . 


Concerned Port of Entry 


41 . 


Concerned Port of Entry 


Officer - In -Charge, 
Plant Quarantine Station , 
Vishakhapatnam , 
Officer -In -Charge, 
Central Integrated Pest Management 
Centre, Goa 
Officer -In -Charge , 
Central Integrated Pest Management 
Centre , Indore 
Officer- In -Charge, 
Central Integrated PestManagement 
Centre , Nagpur 
Officer- In -Charge , 
Central Integrated Pest Management 
Centre , Patna 


42 . 


Concerned Port of Entry 


Concerned Port of Entry 


43. 


[F . No .8 -68 /2012- PP . II ] 


UTPAL KUMAR SINGH , Jt. Secy. 


Note : The Plant Quarantine (Regulation of Import into India ) Order, 2003 was published in the Gazette of India , 
vide, number S . O . 1322 (E ) dated 18th November, 2003 , and subsequently amended vide number S . O . 167 ( E ), dated 
6th February 2004 , S .O . 427 (E ), dated 29th March , 2004 , S . O . 644 ( E ), dated 31st May 2004 , S .O . 263 ( E ), dated 25th 
February 2005 , S . O . 462 ( E ) , dated 31st March 2005, S . O . 1121 ( E ), dated 14th July 2006 , S . O . 1353 ( E ) , dated 31st 
July 2006 , S . O . 1873 (E ), dated 31st October 2006 , S . O . 2074 ( E ), dated 6th December 2006 , S . O . 2069 ( E ), dated 
3rd December, 2007, S . O . 3 ( E ), dated 1st January , 2008 , S . O . 2847 (E ), dated 8th December, 2008 , S . O . 2888 ( E ), 
dated 15th December, 2008 , S . O . 2286 ( E ), dated 9th September , 2009, S .O . 2390 ( E ), dated 16th September, 2009, 
S .O . 3269 ( E ), dated 23rd December, 2009 , S . O . 3298 ( E ), dated 24th December, 2009 , S .O . 907 ( E ), dated 21st 
April, 2010 , S . O . 2095 ( E ) , dated 27th August , 2010 , S . O . 2284 ( E ), dated 15th September, 2010 , S . O . 2516 ( E ), 
dated 11th October, 2010 , S .O . 2711 (E ) dated 4th November , 2010 , S .O . 3052 ( E ) dated 28th December, 2010 , S . O . 
887 ( E ) dated 28th April, 2011, S . O . 2845 ( E ) dated 21st December , 2011 , S .O . 296 ( E ) dated 17th February , 2012 
and S .O . 2775 ( E ) 23rd November, 2012 , S .0 .799 ( E ) dated 21st March , 2013 , S . 0 . 1378 ( E ) dated 28th May , 2013 , 
S .0 . 1531 ( E ) dated 14th June, 2013 , S . O .2919 (E ) dated 26th September, 2013 , S . 0 . 1508 ( E ) dated 13th June , 2014 
and S .O . No. 1632 (E ) dated 27th June , 2014 . 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


